निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 32 


17 श्रावण 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

8 अगस्त 2012 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 8 अगस्त 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2012 
सं . 16/ स्था . 33-14/ 2011-1173 – श्रीमती गायत्री सिन्हा (बि.प्र.से. ), विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना , 
सकरी ( मधुवनी ) के दिनांक 31 जुलाई 2012 को वार्धक्य सेवा -निवृत्त होने के कारण अस्थायी व्यवस्था के तहत् कार्यहित 
में श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता( वि 0प्र 0 से0) , विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी , कोशी योजना , दरभंगा को अपने वर्तमान कार्यों के 
अतिरिक्त विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सकरी ( मधुवनी) के पद का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया 
जाता है । 

2. उक्त आदेश दिनांक 31 जुलाई 2012 के अपराहन से प्रभावी होगा 
3. उक्त पद पर नियमित पदस्थापन हो जाने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी । 

आदेश से . 
रघुनाथ प्रसाद , निदेशक , 
भू - अर्जन एवं पुनर्वास । 


। 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 अगस्त 2012 
सं ० III / ई -101 / 2012-3703— श्री अमित सिन्हा, अधिसूचित जिला अवर निबंधक सुपौल को स्थानान्तरित करते 
अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० III / ई - 101 / 2012-3704— श्री शहवाज आलम, अवर निबंधक, बगहा को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक प्रभारी जिला अवर निबंधक , सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

1 अगस्त 2012 
सं ० स्था - 02-08 / 2005-1492— श्री मुकेश कुमार वर्मा, ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले 
आदेश तक ईख पदाधिकारी , लहेरियासराय , दरभंगा के प्रभार में रहेंगे । 

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 8 अगस्त 2012 


3 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेथालय 


अधिसूवना 

30 जुलाई 2012 
सं 0 अ0 नि 0(01 )15/ 2010/ स्था o -.654— श्री सूर्यनन्दन तिवारी , सेवानिवृत अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी , जिला 
अभियोजन कार्यालय , पटना की दिनांक 23 फरवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक की अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को 
बिहार सेवा संहिता के नियम 14 ( ख ) के आलोक में कर्त्तव्य के रूप में विनियमित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेथ से , 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


